. 


. 


.. 


... 


..... 


पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म. प्र. - 108-- भोपाल - 09 - 11. 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, 
दिनांक 10 -1--06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. 


सत्यम 


व जयते . 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 150 ] 


भोपाल, बुधवार , दिनांक 10 मार्च 2010 - - फाल्गुन 19, शक 1931 


वन विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल , दिनांक 10 मार्च 2010 


क्र . एफ - 15 - 15 - 2006 - दस - 2. - वन्यप्राणी ( संरक्षण ) अधिनियम , 1972 की धारा 6 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए , 
राज्य शासन , एतद्द्वारा, अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष के लिये मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड का पुनर्गठन निम्नानुसार करता है : 


मान. मुख्यमंत्री जी , मध्यप्रदेश शासन 
मान. वन मंत्री जी , मध्यप्रदेश शासन 
मान. राज्य मंत्री जी , वन , मध्यप्रदेश शासन 
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग 
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक , मध्यप्रदेश, भोपाल 
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल 
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सी . आई. डी . ( अध्यक्ष टायगर सेल ) 
सेना का एक प्रतिनिधि जो ब्रिगेडियर से कम स्तर का अधिकारी न हो 
( भारत सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा ) . 
संचालक, पशुपालन विभाग 
संचालक , मछली पालन विभाग 
संचालक , वन्यप्राणी भारत सरकार या उसके प्रतिनिधि 

बाटनिकल सर्वे ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि 
___ जुलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि 


अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


• 299 


300 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मार्च 2010 


माननीय विधायक गण 


सदस्य 


मानवेन्द्र सिंह, विधायक , महाराजपुर; जिला छतरपुर 
श्री रत्नेश सॉलोमन, विधायक , जवेरा 
श्री सुर्दशन गुप्ता, विधायक, इंदौर 


सदस्य 
सदस्य 


17. 


. वन्यप्राणियों से संबंधित अशासकीय संस्था 


सदस्य 


विश्वप्रकृति निधि ( WWF ) 
वाइल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इण्डिया . .. .. 
वन्यप्राणी संरक्षण सोसायटी 


सदस्य 


सदस्य 


पर्यावरण विद / संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञ 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


श्रीमती शशि ठाकुर , विधायक , लखनादौन 
श्री मनोज मिश्रा, भूतपूर्व भा . व. से. अधिकारी एवं पर्यावरण तथा वन्यप्राणी विशेषज्ञ - 
श्री अभिलाष खाण्डेकर, वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक , दैनिक भास्कर 
डॉ . सुरेन्द्र तिवारी , सम्पादक , नई दुनिया, वन्यप्राणी में विशेष रुचि 
श्री जे. जे. दत्ता, भूतपूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक , - 
मध्यप्रदेश तथा वन्यप्राणी विशेषज्ञ . 
श्री ए. पी . द्विवेदी, भूतपूर्व मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक, मध्यप्रदेश. 
श्री ए. एस. परिहार , से. नि., भा. व. से., एवं वन्यप्राणी विशेषज्ञ 
डॉ . हितेष वाजपेयी, पर्यावरण विशेषज्ञ, ई - 114/1 , शिवाजी नगर, 
6 नं. बस स्टाप, भोपाल. 
श्री हनुमंत प्रताप सिंह , पर्यावरण एवं वन्यप्राणी विशेषज्ञ, ग्राम व पोस्ट आरामगंज , - 
तहसील अजयगढ़, पन्ना. 
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक , मध्यप्रदेश, भोपाल 


सदस्य 
सदस्य 


no . 


29. 


सदस्य 


30 . 


सदस्य - सचिव 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

. एस. पी. शर्मा, अपर सचिव . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित --2010 . 


